. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 177 राँची , शुक्रवार । 

25 अप्रैल, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 


21 अप्रैल, 2014 


संख्या -5/ आरोप-1 -94/ 2014 का . 3684-- श्री विनोद कुमार झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
568/03, गृह जिला- मधुबनी , बिहार ), तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-उप समाहर्ता, 
राजस्व प्रमंडल, राँची- सम्प्रति - आयुक्त के सचिव , कोल्हान प्रमंडल , चाईबासा के विरूद्ध सेवानिवृत्त अंचल 
अधिकारी श्री सुधीर कुमार ठाकुर से औपबंधिक उपादान की राशि की निकासी हेतु कैशियर 
श्री दिलीप कुमार के माध्यम से 20 , 000/-(बीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग के प्रसंग में निगरानी 
थाना कांड संख्या-16/13 एवं स्पेशल कांड संख्या- 17ए/ 2013 (निगरानी बोर्ड , राँची) दर्ज है । श्री झा ने 
दिनांक 28 जनवरी , 2014 को निगरानी न्यायालय , राँची में आत्मसमर्पण किया । 

2. उक्त काण्ड की सुनवाई के क्रम में श्री झा को माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड द्वारा 
B. A. No . 1055 of 2014 दिनांक 20 फरवरी, 2014 को जमानत पर रिहा किया गया इस प्रकार श्री 
झा दिनांक 28 जनवरी, 2014 से दिनांक 22 फरवरी , 2014 तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं । 

3. श्री झा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 99 के अन्तर्गत दिनांक 28 जनवरी , 2014 
से 22 फरवरी , 2014 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि के लिए निलंबित किया जाता है 
तथा दिनांक 23 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से इन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 25 अप्रैल , 2014 
4. निलंबन अवधि में श्री झा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 96 के अन्तर्गत मात्र 
जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय निगरानी थाना काण्ड 
सं०- 16 /13 एवं स्पेशल कांड सं० - 17ए/ 2013 के निष्पादन के उपरान्त लिया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 177 -50 | 


